इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


सत्यमेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 18 ] 


भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 3 मई 2013 - वैशाख 13, शक 1935 


भाग २ 
स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं 
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश 


छतरपुर , दिनांक 24 अप्रैल 2013 


क्र . 62 - SC -I - 13 क्र . एफ - 1-4-06 - अठारह - 3. - मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( क्रमांक 37,1961 ) की धारा 5 - क की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन , एतद्द्वारा, नगरपालिका परिषद्, छतरपुर जिला छतरपुर मध्यप्रदेश 
की सीमा अनुसूची- एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को सम्मिलित करने का अभिप्राय प्रकट करता है, अनुसूची - एक में प्रस्तावित क्षेत्र नगरपालिका 
परिषद् , छतरपुर की सीमा में शामिल हो जाने पर नगरपालिका, छतरपुर की चर्तुसीमा अनुसूची - दो के अनुसार हो जावेगी. 

अनुसूची- एक में परिभाषित क्षेत्र के कोई भी स्थानीय प्राधिकारी , व्यक्ति अथवा निवासी को यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात में 
आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर अपनी आपत्ति लिखित में कलेक्टर जिला छतरपुर 
मध्यप्रदेश को प्रस्तुत कर सकेगा. प्राप्त आपत्तियों पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा: 


अनुसूची - एक 


नगरपालिका परिषद्, छतरपुर , जिला छतरपुर की सीमा में सम्मिलित करने का प्रस्तावित क्षेत्रफल: 


अ.क्र . 


तहसील 


ग्राम का 


सम्मिलित किये जाने वाले सर्वे नंबर 


नाम 


क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 5 ) 


क्षेत्रफल का 
विवरण 
( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


छतरपुर 


छतरपुर 


2319.9275 


सम्पूर्ण 


1 से 24 तक 47 से 50 तक 164 से 195 तक 
322 से 437 तक 442, 443, 444, 445, 446, 
701 , 702 , 703 , 704 , 705 , 742 से 759 तक 
767 , 784, 1105 से 1351 तक 1585 से 1858 
तक 2200 से 2291 तक 2967 , 2968, 2969 , 
2970, 3203, 3220 से 3935 तक. 


107 


108 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013 


[ भाग 2 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


2 


छतरपुर 


बगौता 


2817.97 


सम्पूर्ण 


1 से 51 तक 211 से 243 तक 485 से 631 तक 
904 से 962 तक 1074 से 1554 तक 1556 से 


1995 तक . 


3 


छतरपुर 


सौरा 


1552.600 


सम्पूर्ण 


- 


298 , 259 , 260 , 261 , 262 , 263 , 273, 274, 307 
से 323 तक 329 से 342 तक 346 से 358 तक 
367 से 444 तक 801 से 829 तक 831 से 857 
तक 859 से 930 तक 932 से 1041 तक 1043 से 
1328 तक 1389 , 1390 , 1391, 1416 से 1440 तक 
1450 से 1456 तक 1464 से 1500 तक 1523 से 
1534 तक 1537 से 1655 तक 1657 से 2146 तक 
2158 से 2178 तक 2182 से 2185 तक 2188 से 
2220 तक 2225 से 2362 तक . 


4 


छतरपुर 


टडेरा 


308 से 317 तक 326 , 328 से 333 तक 


17.3775 


सम्पूर्ण 


5 


छतरपुर 


1 , 2 , 24 , 25, 60 से 100 तक 403 से 469 तक 


162.28 


सम्पूर्ण 


चन्द्रपुरा 
( गठेवरा) 


689/403. 


6 


छतरपुर 


नारायणपुरा 


421, 522 से 524 तक 532 से 619 तक 


124.895 


सम्पूर्ण 


7 


छतरपुर 


बकायन 


158 से 436 तक 499, 572 से 650 तक 


610.82 


सम्पूर्ण 


8 


छतरपुर 


अमानगंज 


336.4975 


सम्पूर्ण 


111 , 124 से 129 तक 143 से 154 तक 196 से 
228 तक 243 से 328 तक . 


9 


छतरपुर 


मौराहा 


205.04 


सम्पूर्ण 


1 से 49 तक 55, 61, 62 , 63, 64, 65 , 66 , 
67, 68 , 69 , 70, 1068 , 1097 से 1114 तक 
1117 से 1133 तक 1135 से 1166 तक . 


10 


छतरपुर 


पलौठा 


417.7025 


सम्पूर्ण 


291 , 292 , 293 , 299, 300 , 329 , 330 , 331 , 332 , 
463 से 532 तक 539 से 626 तक 663, 664, 665 , 
671 से 757 तक 792 . 


अनुसूची- दो 


उपरोक्त अनुसूची में दर्शाया गया क्षेत्र सम्मिलित होने के पश्चात् छतरपुर नगरपालिका परिषद् की चर्तुसीमा निम्नानुसार होगी : 


उत्तर दिशा - नौगांव रोड ( राष्ट्रीय राजमार्ग 75) पर स्थित लो . नि . वि . की पुलिया क्रमांक 19/2 से प्रारंभ होकर ग्राम सौरा 

के सर्वे नंबर 950, 949, 946, 946, 939 , 936 , 935 , 908, 907 , 904 , 903, 892 , 882 , 883, 881, 880 , 
870 , 871, 872, 873, 874, 875 , 1173, 1174, 1175 , 1210, 1288 , 1287 , 1286 , 1285 , 1283, 1389 , 
1390 , 1391, 1416 , 1420, 1421, 1423, 1424, 1440, 1439 , 1450 , 1524, 1523, 1526, 1534 , 1537 , 
1538 , 1539 , 2146, 2145, 2144, 2162, 2158 , 2178 , 2182, 2185 , 2188, 2189 , 2220, 2226 , 2225, 
444, 443, 442, 307 , 308 , 309 , 310, 311, 322, 323, 329 , 331, 342, 346 , 347 , 348, 349 , 358, 357 , 
367, 368 , 274, 273, 263, 262 , 261, 258 , 242 एवं ग्राम टडेरा के सर्वे क्रमांक 308, 310 , 311 महोबा रोड 
( राष्ट्रीय राजमार्ग 86 ) पर 162/2 कि.मी. स्टोन ( झनझन देवी मंदिर हेतु रास्ता के प्रवेश द्वार के आगे ). 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013 


109 


- 


- 


पूर्व दिशा - महोबा रोड ( राष्ट्रीय राजमार्ग 86 ) पर 162/2 कि.मी. स्टोन से ग्राम टडेरा के सर्वे क्रमांक 312 , 318 , 317 , 

326, 329, 330, 331, 332, 333 सिघाडी नदी की सीमा होते हुये ग्राम सौरा के सर्वे नंबर 403 ( सिघाडी नदी 
की सीमा ) 404 होकर नगर छतरपुर के सर्वे नंबर 1121, 1122 , 1124, 1117 , 1116, 1125 , 1126, 1169 , 
1152, 1153 , 1154 , 1165, 1158 , 1166 , 1159 , 1167 , 1254 , 1259 , 1260 , 1276, 1278, 1307, 1306 , 
1608 , 1638, 1639 , 1642 , 1655 , 1656, 1657 , 1739 , 1740 , 1741 , 1742, 1759 , 1743 सिघाडी नदी के 
पार ग्राम पलौठा के सर्वे नंबर 539, 540 , 541 , 542 , 544, 545 , 530 , 496 , 291, 292, 331, 332 , 463 , 464, 
465 , 466, 472, 473, 475 , 476 , 479 , 480 , 481 , 622 , 624 , 625, 626 , 612 , 610, 672, 671 , 664, 663 , 
693 , पलौठा तिराहा 695, 757 , 752, 792 ( छत्रसाल नगर के पीछे ) तथा नगर छतरपुर के सर्वे नंबर 3657, 
3658, 3659, 3658/3942 , 3642 , 3660 , 3664 तथा ग्राम चन्द्रपुरा प. ह. गठेवरा के सर्वे नंबर 1, 2, 24, 25, 
61, 60, 70 , 99, 100 , 94 , 93, 92, 91 , पन्ना रोड ( राष्ट्रीय राजमार्ग 75 ) पर 29/4 कि.मी. स्टोन तक . 


- 


-- 


दक्षिण दिशा - पन्ना रोड ( राष्ट्रीय राजमार्ग 75 ) पर 29/4 कि.मी स्टोन से प्रारंभ होकर ग्राम चन्द्रपुरा प. ह. गठेवरा के सर्वे 

नंबर 410, 408 , 407 , 406, 405, 403, 689,1403 . 469 , 467, 465, 462, 461, 460 , 459, 455, 454, 434, 
432, 426 तथा नगर छतरपुर के सर्वे नंबर 3903, 3935 , 3935 , 3934, 3932, 3930, 3927 , 3926, 3921 , 
3920, 3919 , 3525 , 3524 , 3523 , 3499, 3496, 3493 , 3492 , 3495, 3494, 3491, 3488 तथा ग्राम मौराहा 
के सर्वे नंबर 128 , 49, 55, 56, 57 , 58 , 58 , 63, 70, 69, 1068 , 1099 , 1098, 1108 , 1112, 1113, 1114, 
1111, 1116, 1163 तथा सटई रोड पर लोक नि . वि . कि पुलिया क्र . 5/1 पर सटई रोड पार करते हुये ग्राम 
मौराहा के सर्वे नंबर 1164, 1165, 1162, 1160, 1159 , 1158 , 1157, 1156 , 1155 तथा ग्राम बागौता के सर्वे 
नंबर 1986, 1987 , 1991, 1992 , 1995 , 1994, 1963, 1925 , 1923, 1931, 1930 , 1914, 1913, 1266 , 1262 , 
1261, 1263, 1267 , 1260, 1259 , 1257 , 1254, 1253, 1074, 1075 , 957 , 962 , 904 , 905 , 906 , 920 , 
921 , 923, 924, 1078, 628, 629, 630, 631, 625 , 618 , 617 , 546 , 538 , 537 , 536 , 534 , 533 , 507 , 
506 , 596, 597 , 498 , 499 , 500 , 491 , 490 , 486, 488, 489 , 516, 233, 244, 226, 225 , 224 , 223, 224, 
223, 222 , 211, 212, 213 सागर रोड ( राष्ट्रीय राजमार्ग 86 ) पर 152/8 कि.मी. स्टोन तक . 


पश्चिम दिशा - सागर रोड ( राष्ट्रीय राजमार्ग 86 ) पर 152.8 कि.मी स्टोन के ग्राम बगौता के सर्वे नंबर 51, 33, 32, 3, 1 , 

तथा प. ह. अमानगंज के सर्वे नंबर 322 , 328, 327 , 271 , 270, 269 , 268, 267 , 266, 265, 258 , 257, 253 , 
252, 234, 235 , 237 , 228, 217 , 214, 213, 145, 143 , 130, 129, 128 , 126 , 111 ( देरी रोड ) 124, 154, 
209 , 196 , 197 , 198, 201, 202 , 203 , 44 तथा प. ह. बकायन के सर्वे नंबर 573, 574, 585, 572 , 586 , 
587 , 537 , 602, 608, 611, 612, 610 , 615, 616 , 617 , 618 , 499 , 402 , 422 , 436 , 181, 180 पठापुर रोड 
पार करते हुए ग्राम बकायन के सर्वे नंबर 163 , 158 , 159 , 160, 161, 167 , 175 तथा प. ह. छतरपुर के सर्वे 
नंबर 374, 310 , 367, 365 , 342, 341, 340 , 339 , 338, 337 , 336, 334, 333, 332 तथा प . ह . नारायणपुरा 
के सर्वे नंबर 542 , 421 , 533 , 532 , 534 नारायणपुरा रोड पार करते हुए नारायणपुरा सर्वे नंबर 524, 522 तथा प. 
ह . सौरा के सर्वे नंबर 1869 , 1863 , 1862 , 1861 , 1859 , 1848, 1847 , 1846, 1842 , 1841, 1831, 1830 , 
1829 , 1828 , 1827 , 1824 , 1823 , 1822, 1820, 1801, 1800, 1799 , 1794, 1793, 1790 1789 , 1788 एवं 
1028 से निकले नौगांव रोड ( राष्ट्रीय राजमार्ग 75 ) पर स्थित लो. नि . वि . की पुलिया क्र . 19/2 तक , 


4 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

राजेश बहुगुणा, कलेक्टर. 


Chhatarpur, the 24th April 2013 


No. 62 - SC -I -2013, No. F -1-4-06 -XVIII- 3. — In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of Section 
5 - A of Madhya Pradesh Muncipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government hereby shows there 
intention to include within the limits of the Municipality Chhatarpur , District Chhatarpur Madhya Pradesh the local 
area which is defined in the Schedule -I below . After inclusion of praposed area as defined in the Schedule -I in the 
Municipal area Chhatarpur. The boundary of Municipality Chhatarpur will be as defined in Schedule - II . 


110 


HERYGII 116147 , fatich 3 2013 


[ TT 2 


Any local authority, adult inhabitant or any person of the local area defined in the schedule may submit his 
objection in writing to the collector within thirty days from the date of publication of this notification for the 
consideration of the State Government : 


SCHEDULE - I 


Areas proposed to be included in present Municipal boundaries of Municipality Chhatarpur of 

District Chhatarpur 


S. No. 


Tahsil 


Survey No. to be included 


Name of 
Village 

( 3 ) 


Area 
(in Acre ) 

( 5 ) 


Detail of 
Area 
(6 ) 


( 1 ) 


(2 ) 


( 4 ) 


Chhatarpur 


Chhatarpur 


2319.9275 


All 


1 to 24 , 47 to 50 , 164 to 195 , 322 to 
437 , 442 , 443 , 444 , 445 , 446 , 701, 702 , 
703 , 704 , 705 , 742 to 759 , 767, 784 , 
1105 to 1351, 1585 to 1858 , 2200 to 
2291 to 2967, 2968, 2969, 2970 , 3203, 
3220 to 3935 . 


2 


Chhatarpur 


Bagauta 


2817.97 


All 


1 to 51, 211 to 243 , 485 to 631, 904 to 
962, 1074 to 1554 to 1556 to 1995 . 


دیا 


Chhatarpur 


Saunra 


1552.600 


All 


258 , 259 , 260 , 261, 262, 263, 273 
274 , 307 to 323 , 329 to 342 , 346 
to 358 , 367 to 444 , 801 to 829 to 
831 to 857 , 859 to 930 , 932 to 
1041, 1043 to 1328 , 1389 , 1390 
1391, 1416 to 1440 , 1450 to 1451 
to 1464 to 1500 , 1523 to 1534 , 
1537 to 1655 , 1657 to 2146 , 2158 
to 2178 , 2182 to 2185 , 2188 to 
2220 , 2225 to 2362 . 


4 


Chhatarpur 


Tadera 


308 to 317 , 326 , 238 to 333 


17.3775 


All 


Chhatarpur 


162.28 


u 


All 


Chandrapura 
Gathewra 


1 , 2 , 24 , 25 , 60 , to 100 , 403 to 
469, 689/403. 


6 


Chhatarpur 


Narayanpura 


421, 522 to 524 to 532 to 619 


124.895 


All 


7 


Chhatarpur 


Bakayan 


158 to 436 , 499 to 650 


610.82 


All 


8 


Chhatarpur 


Amanganj 


336.4975 


All 


111 , 124 to 129 , 143 to 154 
196 to 228 , 243 to 328 . 


9 


Chhatarpur 


Mauraha 


205.04 


All 


1 to 49 to 55 , 61, 62, 63, 64 , 
65 , 66. 67, 68, 69, 70 , 1068, 1097 , 
to 1114 , 1117 to 1133 , 1135 to 1166 . 


10 


Chhatarpur 


Palautha 


417.7025 


All 


291, 292 , 293 , 299 , 300, 329 330 , 
331 , 332 , 463 to 532 , 539 to 626 , 
663, 664 , 665 , 671 to 757 , 792 . 


SHIFT 2 ] 


FEZYG91 1997, farlich 3 $ 2013 


111 


SCHEDULE - II 


After including the area shown in Above schedule the Revised boundaries of municipalty chhatarpur will be 
as follows: 


North direction — The boundary towards the north starting from culvert No.1972 of p.w.d.at.nowgong road 

( N.H.75 ) to village saunra survey No. 950 , 949, 946 , 947 , 939 , 936 , 935 , 908 , 907 , 904 , 903 , 
892 , 882 , 883, 881, 880 , 870 , 871, 872 , 873 , 874 , 875 , 1173 , 1174 , 1175 , 1210 , 1288 , 1287 , 1286 , 
1285 , 1283 , 1389 , 1390 , 1391, 1416 , 1420 , 1421 , 1423, 1424 , 1440 , 1439, 1450 , 1524 , 1523 , 1526 , 
1534 , 1537 , 1538 , 1539 , 2146 , 2145 , 2144 , 2162, 2158 , 2178 , 2182 , 2185 , 2188 , 2189, 2220 , 2226 , 
2225 , 444 , 443 , 442 , 307 , 308 , 309 , 310 , 311 , 322 , 323 , 329 , 331, 342 , 346 , 347 , 348 , 349 , 358 , 
357 , 367, 368 , 274 , 273 , 263 , 262 , 261, 258 , 242 and village tadera survey Nos . 308 , 310 , 311 
to k.m.stone 162/2 of mahoba road (N.H. 86 ) (ahead of jhanjhan devi Temple approach road ). 


East direction — starting from mahoba road k.m. stone 162/2 to village tadera survey Nos 312 , 318 , 317 , 

326 , 329 , 330 , 331, 332 , 333 along river singhari to village saunra survey nos.403 ( singhari river 
boundary) 404 through village chhatarpur survey Nos 1121, 1122 , 1124 , 1117 , 1116 , 1125, 1126 , 
1169 , 1152 , 1153 , 1154 , 1165 , 1158 , 1166 , 1159 , 1167, 1254 , 1259 , 1260 , 1276 , 1278, 1307 , 
1306 , 1308 , 1638 , 1639 , 1642 , 1655 , 1656 , 1657, 1739 , 1740, 1741, 1742 , 759, 1743Acrosssinghari, 
river, village , palautha , survey Nos . 539 , 540 , 541 , 542 , 544 , 545 , 530 , 496 , 291 , 292 , 331, 332, 
463, 464, 465 , 466 , 472 , 473 , 475 , 476 , 479 , 480 , 481, 622 , 624 , 625 , 626 , 612 , 610 , 672 , 671, 
664, 663 , 693 , 695 , 757, 52 , 792 , (behind chhatrasal nagar.colony ) to.village , chhatarpur.survey 
Nos. 3657 , 3658 , 3659 , 3658/3942 , 3660 , 3664 and . village . chandrapura. (patwari.halka.Gathewra ) 
survey .Nos. 1, 2, 24 , 25 , 61, 60 , 70 , 99, 100 , 94 , 93 , 92 , 91, to k.m. stone 29/4 on panna road 
(N.H.75 ) 


South direction_starting from k.m. stone 2914 on panna road (N.H.75 .) to village chandrapura (patwari 

halka Gathewra .) survey Nos. 410 , 408 , 407, 406 , 405, 403, 689 / 403 , 469, 467, 465 , 462 , 461, 
460 , 459 , 455, 454 , 434 , 432 , 426 and village chhatarpur survey No. 3903, 3935 , 3935 , 3934 , 
3932 , 3930 , 3927, 3926 , 3921, 3920 , 3919 , 3525, 3524 , 3523 , 3499, 3496 , 3493 , 3492 , 3495 , 3494 , 
3491 and village mauraha survey No 3488 , 128 , 49, 55 , 56 , 57 , 58 , 58 , 63 , 70 , 69, 1068 , 1099 , 
1098 , 1108 , 1112 , 1113 , 1114 , 1111 , 1116 , 1163 crossing satai road at culvert no 5/1 of p.w.d. at 
satai road through village mauraha survey No 1164, 1165 , 1162 , 1160 , 1159 , 1158 , 1157, 1156 , 
1155 and village bagauta survey Nos . 1986 , 1987 , 1991, 1992 , 1995 , 1994 , 1963, 1925 , 1923, 
1931 , 1930 , 1914 , 1913 , 1266 , 1262 , 1261, 1263, 1267 , 1260 , 1259 , 1257 , 1254 , 1253, 1074 , 1075 , 
957 , 962, 904 , 905 , 906 , 920 , 921, 923 , 924 , 1078 , 628 629 , 630 , 631, 625 , 618 617 , 546 , 538 , 
537 , 536 , 534 , 533 , 507 , 506 , 596 , 597 , 498 , 499 , 500 , 491, 490 , 486 , 488 , 489, 516 , 233 , 244 , 
226 , 225 , 224 , 223. , 222 , 211 , 212 , 213 to km stone 152/8 at sagar road (N.H.86 ). 


West direction_starting from km stone 152/8 at sagar road (N.H.86 ) to village vagauta survey Nos 51 , 

33 , 32 , 3 , 1 to village Amanganj survey Nos . 322 , 328 , 327 , 271, 270 , 269 268 , 267 , 266 , 265 , 
258 , 257, 253 , 252 , 234 , 235 , 237 , 228 , 217 , 214 , 213 , 145,143 , 130 , 129, 128 , 126 , 111, 124 , 
154 , 209, 196 , 197 , 198 , 201, 202 , 203 , 44 to village Bakayan survey Nos. 573 , 574 , 585 , 572 , 
586 , 587 , 537 , 602 , 608 , 611 , 612 , 610 , 615 , 616 , 617 , 618 , 499 , 402 , 422 , 436 , 181 , 180 cross 
ing pathapur road to village Bakayan survey nos. 163, 158 , 159 , 160 , 161, 167, 175 and village 
chhatarpur survey Nos 374 , 310 , 367, 365, 342 , 341, 340 , 339 , 338 , 337 , 336 , 334 , 333 , 332 and 
village Narayanpura survey nos 542, 421 , 533, 532 , 534 crossing Narayanpura road to village 
Narayanpura survey Nos. 524 , 522 to village saunra survey Nos . 1869, 1863, 1862 , 1861, 1859 , 
1848 , 1847 , 1846 , 1842, 1841, 1831 , 1830 , 1829 , 1828 , 1827 , 1824 , 1823 , 1822 , 1820 , 1801, 1800 , 
1799 , 1794 , 1793 , 1790 , 1789 , 1788 , 1028 to PWD culvert no . 19/2 of nowgong road (N.H.75 ). 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

RAJESH BAHUGUNA , Collector. 


112 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013 


[ भाग 2 


कार्यालय, जिलाध्यक्ष, जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश 


अनूपपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2013 


16 


क्र . 3125 - एनपीआर - 2013. - राज्य शासन के गृह ( सामान्य ) विभाग के आदेश क्र . एफ - 10-1-2012 - दो - ए ( 3 ), दिनांक 
फरवरी 2012 ( मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता 
अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता ( नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान - पत्र जारी करना ) नियमावली, 2003 के 
नियम 5 , 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने , उसमें संशोधन करने और 
" राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य " का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं . ( 4 ) में एन.पी.आर. पदनाम एवं 
कॉलम नं . ( 5 ) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता 


। 


है 


अनुसूची 


पदनाम 


नियुक्त किये जाने 


प्रशासनिक क्षेत्र 


क्रम 
संख्या 
( 1 ) 


प्रशासनिक 
इकाई 
( 2 ) 


वाला पदनाम 

( 4 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1 


तहसील अनूपपुर 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील अनूपपुर. 


तहसील अनूपपुर के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


2 


तहसील पुष्पराजगढ़ 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील पुष्पराजगढ़ 


तहसील पुष्पराजगढ़ के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


3 


तहसील जैतहरी 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील जैतहरी . 


तहसील जैतहरी के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ) . 


4 


तहसील कोतमा 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील कोतमा . 


तहसील कोतमा के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


5 


नगरपालिका, 


अनूपपुर 


मुख्य नगरपालिका 
अधिकारी . 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
नगरपालिका, अनूपपुर . 


नगरपालिका अनूपपुर के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र. 


6 


नगरपालिका, कोतमा 


- 


मुख्य नगरपालिका 
अधिकारी . 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
नगरपालिका, कोतमा . 


नगरपालिका कोतमा के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र . 


7 


नगरपालिका, पसान 


मुख्य नगरपालिका 
अधिकारी . 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
नगरपालिका, पसान. 


नगरपालिका पसान के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र . 


8 


नगरपालिका, बिजुरी 


मुख्य नगरपालिका 
अधिकारी . 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
नगरपालिका, बिजुरी . 


नगरपालिका बिजुरी के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र , 


9 


नगरपंचायत , जैतहरी 


मुख्य नगरपालिका 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
नगर पंचायत, जैतहरी. 


नगर पंचायत जैतहरी के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र , 


अधिकारी, 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013 


113 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


10 


नगर पंचायत, अमरकंटक 


मुख्य नगरपालिका 
अधिकारी . 


उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत अमरकंटक के अन्तर्गत पड़ने 
नगर पंचायत , अमरकंटक . वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


11 


सम्बन्धित ग्राम 


पटवारी 


स्थानीय रजिस्ट्रार 


सम्बन्धित गांव/ जनगणना नगर /बाह्य वृद्धि 
का सम्पूर्ण क्षेत्र . 


12 


सम्बन्धित वार्ड 


स्थानीय रजिस्ट्रार 


सांवधिक नगरों ( नगर निगम / नगरपालिका/ 
छावनी बोर्ड /नगर परिषद् ) के अन्तर्गत 
संबंधित वार्ड का सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र, 


राजस्व निरीक्षक / 
स्वास्थ्य निरीक्षक / 
सफाई निरीक्षक / 
सहायक राजस्व 
निरीक्षक / कर 
संग्राहक. 


उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह ( सामान्य ) विभाग के आदेश 
क्र . एफ - 10-1-2012 - दो - ए ( 3 ) , दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे. 


नन्द कुमारम , जिलाध्यक्ष एवं उपसचिव / 
अति. सचिव एवं जिला रजिस्ट्रार ( एन.पी.आर. ). 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013. 


